निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 335 ) 


26 आषाढ़ 1934 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 17 जुलाई 2012 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

15 जून 2012 
सं0 ग्रा0वि0- 2 / स्था0- 04 -07 / 08 - 110269 — आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा के पत्रांक 19, दिनांक 
14. 01. 08 जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को संबोधित है, के द्वारा अलीनगर प्रखंड सह 
अंचल कार्यालय निर्माण हेतु मौजा मोहीउद्दीनपुर पकड़ी में 4.50 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि के 
हस्तांतरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ । प्रस्तावित भूमि के संबंध में समाहर्ता, दरभंगा के पत्रांक 29मु० दिनांक 
21.02. 08 में द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया कि अलीनगर मुख्यालय में प्रखंड - सह- अंचल 
कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई उपयुक्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है और न ही कोई व्यक्ति प्रखंड 
कार्यालय भवन हेतु उपयुक्त जमीन देने के लिए तैयार है तथा प्रस्तावित भूमि विवाद मुक्त तथा सर्वाधिक 
उपयुक्त है | आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा तथा समाहर्ता, दरभंगा से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के 
आलोक में मोहीउद्दीनपुर पकड़ी में भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को निर्णायार्थ मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखा गया | 
मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 22. 07 . 08 के मद संख्या -28 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय 
अधिसूचना सं0 8507 दिनांक 17. 09. 09 द्वारा अलीनगर प्रखंड का मुख्यालय अलीनगर से परिवर्तित कर 
मोहीउद्दीनपुर पकड़ी ग्राम अधिसूचित किया गया है 

समाहर्ता, दरभंगा के पत्रांक 274 मु / रा0 दिनांक 09 .12. 11 द्वारा मौजा - मोहिउद्दीनपुर पकडी , थाना 
संख्या- 238, खाता सं0 -407, खेसरा सं0 -1784, रकबा- 4.50 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि के संदर्भ में यह 
प्रतिवेदित किया गया है कि " इस भूमि में कब्रिस्तान , मंदिर अवस्थित है तथा आवासीय मकान के रूप में भू 
भाग अतिक्रमित है, के साथ - साथ कुछ भाग पोखरा में सन्निहित है जिस पर अंचल - सह - प्रखंड कार्यालय एवं 
आवासीय भवनों का निर्माण करना संभव नहीं है " तथा विभागीय अधिसूचना सं0 - 2907 दिनांक 14. 05 . 92 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 जुलाई 2012 
द्वारा अधिसूचित मुख्यालय अलीनगर को यथावत् संसूचित करने एवं विभागीय अधिसूचना सं0- 8507 दिनांक 
17.09.09 द्वारा अधिसूचित मुख्यालय मोहिउद्दीन पकडी ग्राम को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है तथा 
समाहर्ता, दरभंगा के पत्रांक 45 मु० / रा0 दिनांक 16. 02. 12 के द्वारा अलीनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन 
निर्माण हेतु मौजा अलीनगर , थाना नं0 - 244 में कुल 8. 03 एकड़ में से 5. 00 एकड़ मात्र भू - अर्जन का प्रस्ताव 
उपलब्ध कराया गया । 

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचरोपरांत समाहर्ता, दरभंगा से प्राप्त उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में 
अलीनगर प्रखंड का मुख्यालय मोहीउद्दीनपुर पकड़ी ग्राम किये जाने संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0 - 8507 
दिनांक 17.09. 09 को निरस्त किया जाता है तथा विभागीय अधिसूचना सं0 - 2907 दिनांक 14.05. 92 जिसके 
द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर प्रखंड का गठन एवं प्रखंड मुख्यालय अलीनगर अधिसूचित किया गया है 
को पुन : अलीनगर में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है । 

उपर्युक्त निर्णयानुसार दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर प्रखंड का मुख्यालय अलीनगर में स्थापित किया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

एक संतोष मैथ्यू , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 335 -571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


